रजिस्ट्री संडी० एल -- 33004/98 


REGD. NO . D . L .- 33004 /98 


मयमा जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY * . 
भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub-section -- (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 


Mag 


. .. 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 209 ] 
No. 209] 


मई दिल्ली , बुधवार , जून 3, 1998 / ज्येष्ठ 13 , 1920 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JUNE 3, 1998 / JYAISTHA 13, 1920 


कार्मिक , लोक शिकायत तथापेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 जून, 1998 
सा . का . नि . 330( अ ), - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
( अपर विधि सलाहकार ) भर्ती नियम , 1984 का और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( अपर विधि सलाहकार) भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( अपर विधि सलाहकार ) भर्ती नियम, 1984 की अनुसूची में - 

अपर विधि सलाहकार के पद के सम्मुख स्तम्भ 72 के अन्तर्गत विधमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएगी , 
अर्थात् : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


I. समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) 

1. अध्यक्ष/ सदस्य , संघ लोक सेवा आयोग 
2. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस 

महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना अथवा 
विशेष निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

और पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना 
3. संयुक्त सचिव ( सतर्कता ) अथवा अपर सचिव 

( सतर्कता ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 


सदस्य 


1542 GI / 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---SEC. 3( )] 


II. समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने के लिए ) 
1. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 

अध्यक्ष 
2. - निदेशक अथवा विशेष निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस महानिरीक्षक, विशेष : 
सदस्य 

पुलिस स्थापना 
3. संयुक्त सचिष ( सतर्कता) अथवा अपर सचिव ( सतर्कता) , 

सदस्य 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग इनका 

अनुमोदन नहीं करता है, तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से 
होगी । 

[ सं. 213/4/94- एवीडी-II(i) ] 

हरि सिंह , अवर सचिव 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & PENSION 

( Department of Personnel & Training ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 3rd June, 1998 
G . S. R. 330( E ). -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules to amend the CentralBureau of Investigation ( Additional Legal Adviser ) Recruitment Rules, 
1984, namely : --- 
1. ( 1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (AdditionalLegalAdvisor ) Recruitment (Amend 

ment) Rules , 1998 . 

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Schedule to the Central Bureau of Investigation (Additional Legal Adviser) Recruitment Rules, 1984 
(i) against the post of Additional Legal Adviser , under column 12, for the existing entry, the following entry shall 

be substituted, ramely : -- 
I. Group A Departmental Promotion Committee ( for considering promotion ) 
__ 1. Chairman/ Member , UPSC 

Chairman 
2. Director, Central Bureau of Investigation 

Member 
and Inspector General of Police, Special 
Police Establishment or Special Director, 
Central Bureau of Investigation , and 
Inspector General ofPolice, Special Police Establishment 
Joint Secretary (Vigilance ) or Additional 

Member 
Secretary (Vigilance )Department of Personnel and Training 
II. Group A Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 
Secretary , Department of Personnel and Training 

Chairman 
Director or Special Director, Central Bureau of 

Member 
Investigation and Inspector General of Police, 
Special Police Establishment 
Joint Secretary (Vigilance) or Additional 

Member 
Secretary (Vigilance ), Department of 
Personnel and training 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission 

for approval. If, however , those are not approved by the Commission , a fresh meeting of the Departmental Promotion 
Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held . 

[ No . 213/ 4/94- AVD . II (i)] 

HARI SINGH , Under Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 जून 1998 
सा . का . नि . 331( अ ). - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
( उप विधि सलाहकार ) भर्ती नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( उप विधि सलाहकार ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( उप विधि सलाहकार) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची में 
(i ) उप विधि सलाहकार के पद के सम्मुख स्तम्भ 12 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएगी, 

अर्थात् : 
I. समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति परविचार करने के लिए ) 
अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 

अध्यक्ष 
___ 2. अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक , 

सदस्य 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , विशेष पुलिस स्थापना 
3. संयुक्त सचिव ( सतर्कता ) अथवा अपर सचिव 

सदस्य 
( सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
II. समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने के लिए ) 
1. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

अध्यक्ष 
____ 2. अपर निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा 

सदस्य 
संयुक्त निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
संयुक्त सचिव ( सतर्कता ) अथवा अपर सचिव ( सतर्कता), . 

सदस्य 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग . 
टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग इनका 

अनुमोदन नहीं करता है , तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से 
होगी । 

[ सं. 213 /4/94- एवीडी- II (ii )] 

हरि सिंह, अवर सचिव 
पादटिप्पण : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( उप विधि सलाहकार ) भर्ती नियम , 1975 सा . का . नि. सं. 2722 दिनांक 12 - 11 -75 द्वारा अधिसूचित किए गए थे । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd June, 1998 
G . S. R . 331 (E ). — In exorcise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Central Bureau of Investigation (Deputy Legal Adviser) Recruitment Rules , 
1975 , namely : 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Deputy Legal Adviser) Recruitment (Amend 

ment) Rules, 1998 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II. SEC . 3(i) ]] 


N: 


They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In the Schedule to the Central Bureau of Investigation (Deputy Legal Adviser) Recruitment Rulos, 1975.--- 
( i) against the post of Deputy Legal Adviser, under column 12, for the existing entry , the following entry shall 

be substituted, namely : 
I. Group A Departmental Promotion Committee ( for considering promotion ) 
Chairman/ Member, UPSC 

Chairman 
Additional Director or Joint Director, 

Member 
Central Bureau of Investigation Special 

Police Establishment 
3 . Joint Secretary (Vigilance ) or Additional 

Member 
Secretary (Vigilance ) Department of Personnel and Training 
I. Group A Departmenial Promotion Committee ( for considering confirmation ) 
Director, Contral Bureau of Investigation 

Chairman 
Additional Director, Central Bureau of Investigation 

Member 
or Joint Director , Central Bureau of Investigation 
Joint Secretary (Vigilance) or Additional 

Member 
Secretary (Vigilance ), Department of 

Personnel and training 
Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission 

for approval. If, however, those are not approved by the Commission , a fresh meeting of the Departmental Promotion 
Committoe to be presided over by the Chairman or a Momber of the Union Public Service Commission shall be held . 

[ No. 213/ 4/ 94- AVD. H (ii )] 

HARI SINGH, Under Secy . 
Foot Note : The Central Bureau of Investivation ( Deputy Legal Adviser ) Recruitment Rules , 1975 were notified vide GSR 
No. 2722 dated 12- 11 - 75 . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 जून 1998 
सा . का . मि . 332( अ ) --- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्सुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
( अभियोजन कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : -- 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( अभियोजन कर्मचारीवृन्द ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( अभियोजन कर्मचारीवृन्द ) भर्तीनियम, 1980 की अनुसूची में . . . 
( i ) वरिष्ठ लोक अभियोजक के पद के सम्मुख स्तम्भ 12 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएगी, 

अर्थात् : 
I. समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) 
1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 

अध्यक्ष 
2 . निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस महानिरीक्षक , 

सदस्य 
विशेष पुलिस स्थापना अथवा संयुक्त निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो और विशेष पुलिस महानिरीक्षक , 

विशेष मुलिस स्थापना 
3. संयुक्त सचिव ( सतर्कता) अथवा अपर सचिव 

सदस्य 
( सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
II. समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने के लिए ) 
1. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस महानिरीक्षक , 

अध्यक्ष 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सदस्य 


विशेष पुलिस स्थापना 
संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और 
विशेष पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापाना 
संयुक्त सचिव ( सतर्कता) अथवा अपर सचिव ( सतर्कता ), 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 


3. 


सदस्य 


टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग इनक 

अनुमोदन नहीं करता है, तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर : 
होगी । 

लोक अभियोजक के पद केसम्मुख स्तम्भ 12 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने लिए ) 
संयुक्त सचिव ( सतर्कता) अथवा अपर सचिव ( सतर्कता ) , 

: अध्यक्ष 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग । 
संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और 

सदस्य 
विशेष पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना 

( प्रशासन के प्रभारी ) 
3. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

सदस्य 


टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदना भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग 

अनुमोदन नहीं करता है , तो विभागीय प्रोमति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी 


( iii ) 


सहायक लोक अभियोजक के पद के सम्मुख स्तम्भ 12 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की 
आएगी, अर्थात् : -- 
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने करने के लिए ) 
संयुक्त सचिव ( सतर्कता ) अथवा अपर सचिव ( सतर्कता) , 

अध्यक्ष 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
संयुक्तनिक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और 

सदस्य 
विशेष पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना 
( प्रशासन के प्रभारी ) 
विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

सदस्य 


3. 


टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यावाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग इनक 

अनुमोदन नहीं करता है, तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर 
होगी । 

[ सं. 213/4/ 94 - एवीडी- II(ii 

हरि सिंह , अवर सपि . 
पाद टिप्पण : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( अभियोजन कर्मचारीवृन्द ) भर्ती नियम , 1980, सा . का . नि . सं. 859 दिनांक 4 - 8 - 80 द्वारा अधिसूचित किए । 
थे तथा उसके बाद निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं : 
1. सा. का. नि . सं. 3335 

दिनांक : 17 -11 - 1981 
2. सा . का . नि. सं. 640 

दिनांक : 13- 07 - 1982 
1542301982 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC. 3 (1)] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd June , 1998 
G .S. R . 332 (E ).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Central Bureau of Investigation (Prosecution Staff) Rocruitment Rulos, 1980 , 
namely - 
1. ( 1) 

These rules may be called the Contral Bureau of Investigation (Prosecution Staff ) Recruitment (Amendment) 
These rul 

Rules, 1998. 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Scucdule to the Contral Bureau of Investigation (Prosecution Staff) Recruitment Rules , 1980 , - 
(i) against the post of Senior Public Prosecutor, under column 12 , for the existing entry , the following entry shall 

be substituted, namely : 
I. Group A Departmental Promotion Committee (for considering promotion ) 
Chairman Member, UPSC 

Chairman 
Director, Central Bureau of Investigation and Inspector 

Member 
General of Polico , Special Police Establishment or Joint 
Director, Central Bureau of Investigation , and Special 

Inspector, General of Police, Special Police Establishment 
3 . Joint Secretary (Vigilance) or Additional 

Member 
Secretary ( vigilance) Department of Personnel and Training 
I . Group A Departmental Promotion Committee (for considering confirmation ) 
Director, Central Bureau of Investigation and Inspector 

Chairman 
General of Police, Spocial Police Establishment 
Joint Director, Central Bureau of Investigation and 

Member 
Special Inspector General of Police, Special 
Police Establishment 
Joint Secretary (Vigilance ) or Additional 

Member 
Secretary (Vigilanco ), Department of 

Personnel and Training 
Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission 

for approval. If , however , those are not approved by the Commission , a fresh meeting of the Departmental Promotion 
Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Sorvice Commission shall be held . 

against the post relating to Public Prosecutor in column 12 , for the existing entries, the following entry 
shall be substituted , namely : 

Group B Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation ) 
1. Joint Secretary (Vigilance ) or Additional Secretary 

Chairman 
(Vigilance ) Department of Personnel and Training 
Joint Director, Central Bureau of Investigation and 

Member 
Spocial Inspector General of Police , Special Police 
Establishment ( Incharge of Administration ) 
Legal Adviser ; Central Bureau of Investigation 

Member 
Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission 

for approval. If, however, those are not approved by the Commission , a fresh meeting of the Departmental Promotion 
Committee to be prosided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held . 
( ii ) against the post relating to Public Prosecutor in column 12, for the existing entries, the following entry 

shall be substituted , namely : 

Group B Departmental Promotion Committee ( for considering promotion and confirmation ) 
Joint Secretary (Vigilance ) or Additional Secretary 

Chairman 
(Vigilanco) Department of Personnel and Training 
Joint Director, Contral Bureau of Investigation and 

Member 
Spocial Inspector General of Police, Special Police 

Establishment (Incharge of Administration ) 
3. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation 

Member 


( 4T1I- 


E 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission 

for approval. If , however, those are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion 
Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held . 


[No. 213 /4 /94-AVD . LI(ii)] 

HARI SINGH , Under Secy . 
FOOTNOTE : The Central Bureau of Investigation (Prosecution Staff) RecruitmentRules, 1980 were notified videGSR No. 

859 datod 4 -8 - 80 and thereafter the following amendments have been made : 
GSR No. 3335 

dated 17 -11 - 1981 
GSR No . 640 

dated 13 - 7 - 1982 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 - 1998. 


